रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004 /99 


++ 


: 


:: 


EF-- 


.: 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 10 , 2015 / माघ 21 , 1936 
NEW DELHI, TUESDAY , FEBRUARY 10 , 2015 /MAGHA 21, 1936 


सं. 36] 
No . 36 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2015 

सं . 84 ( आर. ई. - 2013 ) / 2009 - 2014 
विषय : प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड - I ( परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र), 2009 - 14 में ई - आईईसी - आरंभ करने हेतु 

परिशिष्ट 18ख - 1 का नया प्रपत्र ( ई - आईईसी का प्रपत्र ) । 

फा . सं . 01 / 93 / 180 / 20 / एएम - 13 / पीसी- 2 ( ख ) . - विदेश व्यापार नीति ( 2009 - 14 ), के पैराग्राफ 2.4 के तहत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड - I ( परिशिष्ट एवं आयात निर्यात 
प्रपत्र ) के परिशिष्ट 18ख - 1 के अनुसार ई - आईईसी को जारी करने हेतु एक नए प्रपत्र की शुरूआत करते हैं और आगे अधिसूचित 
करते हैं कि : 

हाथ से भरे गए आवेदनों के आधार पर वास्तविक रूप में जारी की जा रही आईईसी संख्याओं हेतु मौजूदा 
प्रपत्र, परिशिष्ट 18ख लागू रहेगा । 
तथापि, ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर नई आईईसी संख्याएँ ई - आईईसी ( परिशिष्ट 18ख –1 ) हेतु नए प्रपत्र , 

जैसाकि संलग्न है , के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएंगी । 
विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी ( आरए ) सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 
बाद , आईईसी आवेदन में दिए अनुसार दस्तावेजों / ब्यौरे को प्रक्रियाबद्ध करेंगे तथा आईईसी देने या नहीं देने से संबंधित निर्णय 
को आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नं . पर प्रणाली द्वारा सृजित एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा । साथ ही , यह प्रणाली 
ई - आईईसी सृजित करेगी तथा ईमेल के द्वारा आवेदक को ई - आईईसी भेजेगी; अथवा अस्वीकृति का कारण बताते हुए, जैसा भी 
मामला हो , अस्वीकृति पत्र सृजित किया जाएगा और आवेदक के ईमेल पर भेजा जाएगा । 

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः 

ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में आईईसी संख्याओं अर्थात ई - आईईसी जारी करने हेतु नया प्रपत्र 
परिशिष्ट 18ख - 1 के रूप में शुरू किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, यह अधिसूचित किया जा रहा है कि आईईसी देने या 
अस्वीकृत करने से संबंधित निर्णय को एसएमएस के द्वारा आवेदक को सूचित किया जाएगा तथा प्रणाली सृजित पत्र आवेदक के 
पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा । 

प्रवीर कुमार, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


719 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I _ SEC . 1 ] 


परिशिष्ट - 18 ख ( 1 ) 


इलेक्ट्रॉनिक आयातक -निर्यातक कोड ( ई - आईईसी) का प्रपत्र 

भारत सरकार 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
... महानिदेशक, विदेश व्यापार का कार्यालय 


( पूरा पता ) 
इलेक्ट्रॉनिक आयातक -निर्यातक कोड ( ई - आईईसी) का प्रमाण - पत्र 


[ यह कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया प्रमाण - पत्र है । इस प्रमाण - पत्र की प्रामाणिकता डीजीएफटी की वेबसाइट ( http://dgft .gov.in ) 
पर " आयातक निर्यातक कोड संख्या देखें " की लिंक पर क्लिक करके और उसमें ई - आईईसी नंबर और ई - आईईसी धारक के 
नाम के कम से कम तीन अक्षर डाल कर सत्यापित किया जा सकता है । 


1. नामः 


2. पताः 


डिजिटल फोटोग्राफ 


3. हस्ताक्षरकर्ता आवेदक का नाम 

और पदनाम जिसका फोटोग्राफ 
अपलोड किया गया है: 
4. शाखा / डिविजन / यूनिट 

का पता, यदि कोई होः 
5. आईईसी संख्याः 
6. जारी होने की तारीखः 
7. पैन संख्या: 


स्थानः 


दिनांक : 

जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम 
टिप्पणी : ई - आईईसी धारक के नाम / पता अथवा संस्थापन में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में ई - आईईसी धारक प्रक्रिया 
पुस्तक के पैरा 9.1 के अनुसार कोई भी परिवर्तन होने की तारीख से 90 दिन बाद आईईसी संख्या के मद्दे तब तक आयात अथवा 
निर्यात का पात्र नहीं होगा, जब तक इस दौरान संबंधित प्राधिकारी द्वारा ई - आईईसी में परिणामी परिवर्तन नहीं कर लिया जाता । 

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
No . 84 ( RE- 2013 )/ 2009 - 2014 

New Delhi, the 10th February , 2015 
Subject : New format for e-IEC- introduction of Appendix 18B - 1 ( Format of e-IEC) in Handbook of 

Procedure Vol. I (Appendices and Aayat Niryat Forms), 2009 - 2014 . 

F. No. 01/ 93 /180/ 20/ AM- 13 / PC -2 ( B ). - In exercise of powers conferred under paragraph 2. 4 of the 
Foreign Trade Policy ( 2009 -2014), the Director General of Foreign Trade hereby introduces a new format 
for issuance of e- IEC as Appendix 18B - 1 in the Handbook of Procedure Vol. I (Appendices and Aayat 
Niryat Forms), 2009 - 2014 and further notifies that: 


[ HTT I - qus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i) The existing format, Appendix 18B , will continue to be in force for IEC numbers being issued in 

physical form , based on manual applications. 
( ii ) New IEC numbers , based on online applications, will however be issued in electronic form as per 

the new format for e - IEC ( Appendix 18B - 1 ) as attached . 

The concerned Regional Authorities (RA ) of DGFT , after receipt of online applications complete in 
all respects , would process the documents/details as in the IEC application and communicate the decision 
regarding grant or refusal of IEC , through system generated sms on the registered mobile number of the 
applicant. Simultaneously , the system will also generate and send the e - IEC to the applicant through email; or 
as the case may be generate a rejection letter, conveying the grounds for rejection through email. 

2 . Effect of Public Notice : 

A new format for issue of IEC numbers in electronic form i.e. e - IEC , based on online applications, is 
being introduced as Appendix 18B - 1 . Further, it is notified that decision regarding grant or refusal of IEC 
will be conveyed to the applicant through sms and system generated letter , on the registered email address of 
the applicant. 

PRAVIR KUMAR , Director General of Foreign Trade 

APPENDIX 18B - 1 


FORMAT OF ELECTRONIC IMPORTER - EXPORTER CODE ( e - IEC ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
OFFICE OF DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE 


(Full Address ) 
CERTIFICATE OF ELECTRONIC IMPORTER - EXPORTER CODE (e - IEC ) 
[ This is a computer generated certificate. The authenticity of this certificate may be verified by clicking on 
the link “ View your IEC ” on the DGFT s website (http : //dgft.gov . in ) and filling in the e- IEC number and 
minimum three letters of the name of the e - IEC holder.] 
1 . Name 


2. Address 


digital photograph 


3 . Name and Designation of 

the signatory applicant whose 

photograph has been uploaded 
4 . Address of the 

Branch /Div ./Unit , if any : 
5 . IEC number: 
6 . Date of issue : 
7 . PAN : 


Place : 


Date : 

Name and Designation of the Issuing Authority 
Note: In case of any change in the name/ address or constitution of e - IEC holder as per para 9 .1 of Handbook , 
the e - IEC holder shall cease to be eligible to import or export against the IEC number after expiry of 90 days 
from the date of such change unless in the meantime, the consequential changes are effected in the e - IEC by 
the concerned licensing authority . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


